निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 ज्येष्ठ 1932 ( श ) 
पटना, सोमवार , 31 मई 2010 


( सं० पटना 341 ) 


सं0 1 / पी02 - 104/ 2005 - 280 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 

- - - - - - - - - - - 

संकल्प 

25 मई 2010 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में अभियंत्रण सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों , जिनका पूर्ण स्थापना और 
प्रशासनिक नियंत्रण विभाग में सन्निहित है , को बिहार राज्य कर्मचारी सेवाशर्त / सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 
( ए0सी0पी0 ) नियमावली, 2003 के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत करने हेतु वित्त विभाग की 
अधिसूचना संख्या 4685 वि0(2), दिनांक 25 जून 2003 एवं 1802 दिनांक 23 मार्च 2006 के आलोक में पूर्व 
से गठित विभागीय स्क्रीनिंग समिति , संकल्प ज्ञापांक 135 , दिनांक 23 मार्च 2007 , को निम्न रूप से संशोधित 
करने का निर्णय लिया गया है । 
1. प्रधान सचिव 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग । 

अध्यक्ष 
2 . अभियंता प्रमुख - सह -विशेष सचिव 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग । 

सदस्य 
3 . अभियंता प्रमुख- सह -विशेष सचिव 
पथ निर्माण विभाग । 

सदस्य 
4. विशेष सचिव / अपर सचिव 
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग । 

सदस्य 
5. विशेष सचिव / अपर सचिव / संयुक्त सचिव 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग। 

सदस्य 
6 . श्री विजय कुमार सिन्हा ( आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ) 
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग । 

सदस्य 


बिहार गजट ( असाधारण ), 31 मई 2010 


7. अभियंता प्रमुख 
निगरानी (तकनीकी परीक्षक कोषांग ) विभाग । 

सदस्य 
8. श्री हेमचन्द्र प्रसाद, संयुक्त सचिव , कला एवं 
संस्कृति एवं युवा विभाग । 

सदस्य 
( सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनित अनु० 

जाति / जन जाति के प्रतिनिधि ) । 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया 
जाये एवं इसकी सूचना सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष को दी जाय । 

( ह० ) अस्पष्ट , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 341-571 + 10 -डी०टी०पी० । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


